रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 



MON 


.. 


. 


Art 


. 


. 


. 


. 


- - 14 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 6 , 2015 / पौष 16 , 1936 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6 , 2015 /PAUSHA 16 , 1936 


सं . 45] 
No. 45 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015 


का . आ . 51( अ). - आयकर अधिनियम , 1961( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप -धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक 
कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2) में उल्लिखित उक्त 
राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है, तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली 
विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित 
लागत को अनुमोदित करती है, तथा सारणी के कॉलम (4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती 
है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुमत किया जाना है, नामत : 

सारणी 


क्रम | संस्था का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम और धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप 
उसकी अनुमानित लागत | में अनुमत की जाने वाली लागत की 

अधिकतम राशि एवं अनुमोदित अवधि 
( 2) 

(3) 
| डा . लालमोहन मेमोरियल एचआईवी/ एड्स और हेपिटाइटिस के समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
ट्रस्ट , कोम्बीरि किथेल निवारण और नियंत्रण के लिए शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
आरआईएमएस साउथ गेट , सामुदायिक कार्रवाई 

2015-16 और 2016 - 17 के लिए 7. 00 
डाकखाना इम्फाल , इम्फाल 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
पश्चिम जिला, मणिपुर - (7. 00 करोड़ रुपए) 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 
795001 

की । 


103 GI/ 2015 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


बाले माणे ट्रस्ट, सं. 121 बाले माणे कैम्प्स विस्तार और समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ 
गोपालपुरा , रेलवे गोलाहल्ली पुन : चमकाना (बीएमसीईआर) शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
पोस्ट , बंगलौर- 562123 , 

2015- 16 और 2016- 17 के लिए 400.00 
कर्नाटक 

( 400.00 लाख रुपए की कार्पस लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 823. 11 
निधि सहित 823.11 लाख रुपए ) || लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 

की । 
प्रगन चक्षु महिला सेवा कुंज, वर्तमान गतिविधियों का विस्तार समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
लोक विद्यालय के निकट , 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
जलराम पेट्रोल पम्प के (6. 89 करोड़ रुपए ) 

2015-16 और 2016- 17 के लिए 6. 89 
समीप , मूली रोड , 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
सुरेन्द्रनगर- 363020 , 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 

की । 
फिनिक्स फाउन्डेशन संस्था दुर्बल शिक्षा अभियान 

समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
मारवाड़ी बिजनेस सेंटर, | 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014-15 , 
गांधी चौक , लातूर -41351 (9.64 करोड़ रुपए ) 

2015 -16 और 2016- 17 के लिए 9. 64 
करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 


गुजरात 


की । 


| धन फाउन्डेशन 1 -ए जनजातीय क्षेत्रों पर संकेद्रण के समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
वैद्यानाथनपुरम पश्चिम, साथ एकीकृत ग्रामीण विकास शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
कीनेट क्रास रोड, सेवंथ डे योजना 

2015 -16 और 2016- 17 के लिए 10. 43 
स्कूल के समीप , मदुरै - ( 10 . 43 करोड़ रुपए ) 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
625016 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 

की । 
श्रीवेंकटेश सेवा समिति , श्री तुलसीरामजी जाधव आर्ट एंड समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
तिलक चौंक , वाहिम , वाशिम साइंस कालेज 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
( एम . एस )- 444503 

2015- 16 और 2016- 17 के लिए 7.14 
( 7. 14 करोड़ रुपए ) 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 

की । 
अखिल भारत दलित विकास बेरोजगार ग्रामीण महिलाओं, समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ 
परिषद, बी -35 राजाजी जनजातियों के लिए व्यावसायिक शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
पुरम , लखनऊ - यू. पी - | दक्षता प्रशिक्षण , स्कूल छोड़ने वालों, | 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 10. 80 
226001 

निर्धन लोगों और समाज के करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 
उद्यमवृत्ति प्रशिक्षण 

की । 


8. 


( 10.80 करोड़ रुपए ) 
दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ सीखो और कमाओ ( आईटी और समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
एडवांस टेक्नोलोजी एंड औद्योगिक कुशलता प्रशिक्षण ) और शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
मनेजमेंट, जी .टी . रोड, प्रवासी श्रमिक 

2015- 16 और 2016-17 के लिए 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


राजबंघ , दुर्गापुर, जिला (1237. 46 लाख रुपए ) 

1237.46 लाख रुपए की अनुमानित लागत 
बर्धवान - 713212, पश्चिम 

पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
बंगाल 

सिफारिश की । 
श्रीमद राजेन्द्र अध्यात्मिक धर्मशाला के भवन , भवन , दूसरा समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
सतसंग साधना केंद्र, 10- बी , तल , लीनिचर हाउसिंग होस्टल शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
ईस्ट विंग, बम्बई मार्किट ब्लाक , ध्यान हाल के भवन की 2015 -16 और 2016 -17 के लिए ( 25 
अपार्टमेंट , 78, तारदेव रोड, लागत, जिनमंदिर और अजायबघर करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित ) 
मुंबई - 400034 

के भवन की लागत , पुस्तकालय 230. 83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 
और कक्षाओं के भवन की लागत , पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
गुरु मंदिर और सभागार के भवन सिफारिश की । 
की लागत और भोजन हाल और 
रसोई भवन की भवन लागत के 
लिए श्रीमद राजेन्द्र अध्यात्मिक 
सतसंग साधना केंद्र , मोहनगढ़ , 
धर्मपुर 


( 25 करोड़ रुपए की कार्पस निधि 

सहित ) 230. 83 करोड़ रुपए 
10. दीपाल्या , 46, औद्योगिक ए - 14,कालकाजी एक्सटेंशन में | समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 

क्षेत्र डी ब्लाक , जनकपुरी , मौजूदा दीपाल्या स्कूल भवन पर शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
नई दिल्ली - 110055 तीसरा तल बनाने और स्कूल का 2015-16 और 2016-17 के लिए 2.81 

वरिष्ठ माध्यमिक विंग चलाने के | करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
लिए 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 

की । 
( 2.81 करोड़ रुपए ) 
मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल विद्यार्थियों और निर्धन लोगों को समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ 
सोसायटी , मुस्लिम स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण और शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014-15, 
कैम्पस, कमला नेहरू नगर, छात्रावास सुविधाओं के साथ 2015 - 16 और 2016- 17 के लिए 21. 21 
जोधपुर - 342008 | आधुनिक शिक्षा और हाइटेक करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना | परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 

की । 
( 21. 21 करोड़ रुपए ) 
12. | रूरल आर्टिसंस वेलफेयर कुशलता विकास और आजीविका समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ 

सोसायटी, मकान सं . 219, विकास के माध्यम से ग्रामीण | शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
सेक्टर - 2, जे . डी . ए कलोनी, महिलाओं का सशक्तिकरण 2015- 16 और 2016- 17 के लिए 462.96 
रूपनगर , जम्मू -180015 

लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 
( 462. 96 लाख रुपए ) 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 

की । 
| सरस्वती ज्ञान मंदिर शिक्षा युवाओं, महिलाओं और कृषकों के समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ 
समिति , गांव हाथापुरा सशक्तिकरण के लिए प्रायोगिक शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
बुजुर्ग, डाकखाना रोजा, अभिसरण माडल 

2015- 16 और 2016- 17 के लिए 398.00 
जिला शाहजहांपुर -242001 

लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 
( 398 .00 लाख रुपए ) 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii )] 


की । 


15. 


16. 


वितास्ता हेल्थ केयर ट्रस्ट वितास्ता स्वास्थ्य देखभाल केंद्र समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ 
वितास्ता अस्पताल , लोअर अस्पताल 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15, 
रूप नगर , मुथी, जम्मू 

2015- 16 और 2016- 17 के लिए 
180013 (1443 . 49 लाख रुपए ) 

1443. 49 लाख रुपए की अनुमानित लागत 
पर परियोजना के लिए 

की 

सिफारिश की । 
दूधसागर रिसर्च एंड मेहसाणा में डेरी प्रौद्योगिकी कालेज समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
डवलेपमेंट एसोसिएशन , का विस्तार और महिला पशु शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014-15 , 
पोस्ट बाक्स नं . 1, मेहसाणा चिकित्सा कालेज की स्थापना | 2015-16 और 2016-17 के लिए 63 
- 384002 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
( 63 करोड़ रुपए ) 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 

की । 
शिव प्रतिष्ठान जैन | ग्रामीण और बीपीएल लोगों के लिए | समिति ने वित्त वर्ष 2014 -15 के साथ 
काम्प्लेक्स , वाघापुर रोड, शिव प्रतिष्ठान परियोजना शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014-15, 
यवतमाल महाराष्ट्र - 

2015-16 और 2016- 17 के लिए 
445001 ( 3759 .70 लाख रुपए ) 

3759.70 लाख रुपए की अनुमानित लागत 
पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 

सिफारिश की । 
| नवादा ग्रामोद्योग विकास महिलाओं और बालिकाओं के लिए समिति ने वित्त वर्ष 2014- 15 के साथ 
समिति , मोहल्ला बागला, व्यावसायिक प्रशिक्षण 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
अमरोहा, उत्तर प्रदेश - 

2015- 16 और 2016- 17 के लिए 8. 23 
244221 ( 8. 23 करोड़ रुपए ) 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 

की । 
| एकीकरण और जागरूकता | जल और स्वच्छता पर संसाधन | समिति ने वित्त वर्ष 2014 - 15 के साथ 
के माध्यम से सक्रिय संस्थान 

शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
सामाजिक आंदोलन 

2015- 16 और 2016- 17 के लिए 498.63 
( एसएसएमआईटीए ) 318 ( 498.63 लाख रुपए ) 

लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 
अशोक पैलेस , एग्जीबीशन 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 
रोड 

की । 
पटना - 1 
श्रीमती तापीबेन मोहनलाल मूक बाधिर सेवा ट्रस्ट में मौजूदा समिति ने वित्त वर्ष 2014-15 के साथ 
रघुनाथ मेहता डीफ एंड डम्ब सुविधाओं का उन्नयन और नवीन शुरू होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2014- 15 , 
स्कूल , विज्ञान कालेज के परिवर्तन और नई गतिविधियां शुरू 2015 -16 और 2016- 17 के लिए 1. 75 
निकट, विद्या- विहार , लाठी करना 

करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 
रोड, अमरेली - 365601 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश 
( 1.75 करोड़ रुपए ) 

की । 


18 . 


II. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014- 15, 2015- 16 तथा 2016- 17 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए 
और उक्त सारणी के क्रम सं0 1 से 19 पर उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं. 48/2015/ फा . सं . वी. 27015/4/ 2014-एस ओ(रा. स.)] 

मक्खन लाल मीना , उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


[ TT II – qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, dated the 6th January , 2015 
S . O . 51( E ). — In exercise of the powers conferred by Sub - section (I) read with clause (b ) of the Explanation to 
Section 35 AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendation of the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , hereby notifies the institutions approved by the said 
National Committee, mentioned in column (2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes specified 
to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the said Table , and 
also specifies in the column (4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under 
the said Section 35 AC for the period of approval, namely : 

TABLE 


Serial Name of the Institution 
No. 


Project or scheme and estimated 
cost thereof 


Maximum amount of cost to be allowed 
as deduction under section 35AC and 
period of approval 


( 3 ) 


(4 ) 


Dr. Lalmohan Memorial Community Action for Prevention & 
Trust, 

Control of HIV /AIDS and Hepatitis 
Kombirei keithel, RIMS 
South Gate, 
P .O . Imphal, Imphal West 

(Rs. 7 .00 crore.) 
District, Manipur -795001. 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs.7 .00 crore for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


Baale Mane Trust 

Baale Mane Campus Extension and The Committee recommended approval 
No. 121, Gopalapura, Refurbishment (BMCER ) 

for the project at the estimated cost 
Railway Gollahalli Post 

Rs.823 .11 lakh including a corpus fund of 

Rs.400 lakh for three financial years 
Bangalore - 562123 - (Rs.823 . 11 lakh including a corpus 

commencing with financial year 2014 - 15 , 
Karnataka. fund of Rs.400 . 00 lakh ) 

i. e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 
PRAGNA CHAKSHU Expansion of present activities The Committee recommended approval 
MAHILA SEVA KUNJ 

for the project at the estimated cost of 
Near Lok Vidyalaya 

Rs.6 .89 crore for three financial years 
Near Jalaram Petrol Pump, 

commencing with financial year 2014 - 15 , 
(Rs.6 .89 crore ) 

i. e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 
Muli Road , 
Surendranagar – 363020 . 
Gujarat. 
Phoenix Foundation Durbal Shiksha Abhiyan 

The Committee recommended approval 
Sanstaha (Rs.9.64 crore ) 

for the project at the estimated cost of 
Marwadadi Business 

Rs.9 .64 crore for three financial years 
Center, Gandhi Chowk , 

commencing with financial year 2014 - 15 , 
Latur – 41351. 

i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


Integrated Village Development The Committee recommended approval 
Plan with Focus on Tribal Areas for the project at the estimated cost of 

Rs. 10 . 43 crore for three financial years 

commencing with financial year 2014 - 15 , 
(Rs. 10 .43 crore ) 

i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 -17 . 


Dhan Foundation 1 - A 
Vaidyanathapuram East, 
Kennet Cross Road , Near 
Seventh Day School, 
Madurai – 625 016 . 

Shree Vyankatesh Seva 
Samittee 

Tilak Chwk Wahim , 
Washim (M .S .) - 444503. 


Shri Tulsiramji Jadhav Arts & 
Science College 
(Rs. 7 .14 crore ) 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs.7 .14 crore for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Akhil Bharat Dalit Vikas 
Parishad 
B -35 Rajaji Puram , 
Lucknow -UP - 226001. 


Vocational skill training for The Committee recommended approval 
unemployed rural women , tribals , for the project at the estimated cost of 
entrepreneurship training to school Rs. 10 . 80 crore for three financial years 
leavers , poor peoples and economic commencing with financial year 2014 - 15 , 
weaker section of Society 

i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 
(Rs. 10 .80 crore ) 
Learn and Earn (IT and Industrial The Committee recommended approval 
Skill Training ) & Migrant Labour for the project at the estimated cost of 
(Rs. 1237. 46 lakh ) 

Rs. 1237 .46 lakh for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


Durgapur Institute of 
Advanced Technology & 
Management 
G . T . Road Rajbandh, 
Durgapur, Distt. Burdwan 
713212 - West Bengal. 
Shrimad Rajandra 
Adaytmik Satsang 
Sadhana Kendra, 
10 -B , East Wing, Bombay 
Market Apt., 78 , Tardeo 
Road 
Mumbai -400034. 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs .230 .83 crore (including Rs. 25 crore 
as corpus fund ) for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


Shrimad Rajandra Adyatmik Satsang 
Sadhna Kendra , Mohangarh , 
Dharampur to construct building of 
Dharamshalas, Building, 2nd Floor, 
linear housing hostel block , building 
cost of meditation hall, building cost 
of Jinmandir & Museum , Building 
cost of library and classroom , 
building cost of guru mandir and 
auditorium and building cost of 
dining hall and kitchen building . 
Rs.230 .83 crore (including Rs. 25 
crore as corpus fund ) 

To put up third floor on the existing 
Deepalaya School Building at A - 14 , 
Kalkaji Ext. and run the Senior 
Secondary Wing of the School 
( Rs . 2 .81 crore ) 


10 . 


Deepalaya 
46 , Institutional Area, 
D Block , Janakpuri 
New Delhi - 
110 058 . 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs.2 .81 crore for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


Providing modern Education & Hi- 
tech technical facilities with 
vocational training and hostel 
facilities for students and poor 
people 
(Rs.21.21 crore ) 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs.21 .21 crore for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e ., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


Marwar Muslim 
Educational & Welfare 
Society , 
Muslims School Campus, 
Kamla Nehru Nagar 
Jodhpur – 342008 . 
Rural Artisans Welfare 
Society , 
H . No. 219 , Sector- 2 , 
J. D . A . Colony, 
Roop Nagar, Jammu – 180 
013 . 


Rural Women Empowerment 
through Skill Development and 
livelihood activities 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs.462 .96 lakh for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


(Rs. 462 . 96 lakh ) 


13 . 


Pilot Convergence Model For 
Empowering Youth , Women & 
Farmer 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs. 398 .00 lakh for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i. e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


(Rs.398 .00 lakh ) 


Saraswati Gyan Mandir 
Shiksha Samiti 
Village Haathapura 
Bujurg , Post Roza 
Distt. Shahjahanpur - 
242001. 

Vitasta Health Care Trust 
Vitasta Hospital, Lower 
Roop Nagar , Muthi Jammu 
- 180013. 


Vitasta Health Care Centre Hospital 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs. 1443.49 lakh for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


(Rs. 1443 .49 lakh ) 


[ TT II , qus 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 . 


Dudhsagar Research and 
Development Association 

Post Box No . 1, 
Mehsana – 384002. 


Expansion of Dairy Technology 
College and Establishing of Women 
Veterinary College atMehsana ’ 
(Rs.63 crore ) 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs.63 crore for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i. e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


16 . 


Shiv Pratishthan 
Jain Complex 
Waghapur Road , 

Yavatmal, 
Maharashtra – 445001. 


Shiv Pratishthan Project for Rural 
and BPL people 
(Rs. 3759 .70 lakh ) 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs.3759 .70 lakh for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


Vocational Training Centre for 
Women and Girl Children 


Navada Gramudhyog 
Vikas Samiti , 
Mohalla Bagla, 
Amroha, U .P . 244221. 


(Rs. 8 .23 crore ) 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs. 8 .23 crore for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 -17 . 
The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs.498 .63 lakh for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


18 . 


Resource Institution on Water and 
Sanitation 


Active Social Movement 
Through Integration 
And Awareness 
(ASMITA ) 
318 , Ashoka Place , 
Exhibition Road, Patna - 1 . 


(Rs.498 .63 lakh ) 


Upgradation & renovation of current 
facilities and initiation of new 
activities atmuk- badhir seva Trust 


Smt. Tapiben Mohanlal 
Rugnath Mehta Deaf & 
Dumb School, Near 
Science Collage, 
Vidhyavihar , Lathi Road , 
Amreli – 365 601 . 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs. 1. 75 crore for three financial years 
commencing with financial year 2014 - 15 , 
i.e., 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 . 


(Rs. 1.75 crore) 


II. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2014 - 15 , 2015 - 16 
and 2016 - 17 in respect of the projects or schemes mentioned at serial numbers 1 to 19 of the Table above . 


[No . 48/2015 /F .No . V. 27015 /4 /2014 -SO (NAT. COM ) 


MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


